रजिस्ट्री सं० डीएल - 33001/ 93 


** * 


REGISTERED NO . DL - 33001/93 


1xOTOfom 


ADDus 


म 


भारतको राजपत्र 


Aama 


H 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
# UBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


%3D%3D 


सं० 20 ] 
No. 20 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, मई 15, 1993 ( वैशाख 25 , 1915 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , MAY 15 , 1993 (VAISAKHA 25, 1915) 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- 


- 


विषय-सूची 


495 


513 


भाग I ---स्वगड 1 --- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 
की गई विधितर नियमों , विनियमों, आदेशों 

तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
पा [ --- खण्ड 2 -- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों, पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के 

संबंध में अधिसूचनाएं . . . 
माग I --- खण्ड 3 -- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधि 

सूचनाएं . . . . 
भाग I -- खण्ड 4 -- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, 

छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं • • 
भाग II --- खण्ड 1 -- अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . 
भाग II - - खण्ड 1 - 2 -- अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का 

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ • • 
भाग II - - खण्ड 2 - विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

के बिल तथा रिपोर्ट • • • 
भाग II - - खण्ड 3---- उप -खण्ड ( i) -- भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
सांविधिक नियम ( जिसमें सामान्य स्वरूप 
के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल 


भाग II - खण्ड 3 -~- उप - खण्ड ( iii ) - - भारत सरकार के मंत्रालयों 

(जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और . 
केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के 
प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए 
सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक 
आदेशों जिनमें ( सामान्य स्वरूप की उपविधियां 
भी शामिल हैं ) के हिन्दी अधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के 

खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) . 
भाग II -- खण्ड 4 - रक्षामंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

नियम और आदेश 
भाग III - - खण्ड 1 - - उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखा 

परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग 

और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 519 
भाग III - खण्ड 2 -- पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों 

और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं 
और नोटिस 

385 
भाग III - खण्ड 3 -~-मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं । 
भाग III - - खण्ड 4 - - विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 
आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . 11949 


भाग 


IV -- और-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी 

निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और 
नोटिस 


61 


भाग II --- खण्ड 3 ---उप -खण्ड ( ii) -- भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

आदेश और अधिसूचनाएं . . 
* आंकड़े प्राप्त नहीं । 
1 - 6IGI / 93 


भाग 


v - अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु 

के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक • 


( 4951 


496 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 15, 1993 (VAISAKHA 25, 1915 ) 


(Part I - Sec . I 


Ini 


CONTENTS 


PAGR 


PAGI 


PART II - SECTION 3 SUB Sec . (iii ) Authoritative 

texts in Hindi (oth : r than such texts , Pub . 
lished in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India ) of G :nera . Statutory 
Rules & Statutory Orders ( including 
Byelaws of a general character) issued 
by the Ministries of the Government of 
India (including the Ministry of Defence) 
and by General Authorities (other than 
Administration of Union Territories) 


513 


PART II - SECTION 4 - Statutory Rules and Orders 

issued by the Ministry of Defence 


PART III - SECTION 1.- Notifications issued by the 

High Courts , the Comptroller and Audi 
tor General, Union Public Service Com 
mission , the Indian Government Rail 
ways and by Attached and Subordinate 
Offices of the Government of India 


813 


519 


PART 1 -- SECTION 1 - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders 
and Resolutions issued by the Ministries 
of the Government of India (other than 
the Ministry of Defence) and by the 

Supreme Court. . . . . 
PARTI- SECTION 2 - Notifications regarding Ap 

pojatments, Promotions, Leave etc. of 
Government Officers issued by theMinis 
tries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . . . . 
PART I - SECTION 3 -- Notifications relating to Reso 

lutions and Non - Statutory Orders 

issued by the Ministry of Defence . 
PART I - SECTION 4 - Notifications regarding Appoint. 

ments , Promotions, Leave etc . of Govern . 
ment Officers issued by the Ministry of 

Defence . . . . . 
PART II- SECTION 1 -- Acts , Ordinances and Regula 

tions 
PART I - SECTION 1- A - Authoritative texts in Hindi 

Language of Acts , Ordinances and Re 

gulations . . . . . . 
Paar [I - SECTION 2 - Bills and Reports ofthe Select 

Committee on Bills . . . . 
PART II -- SECTION 3 - SUB- SECTION (1) General 

Statutory Rules (including Orders, Bye 
laws, etc . of general character ) issued by 
the Ministries of the Government of 
India , (other than the Ministry of Defence) 
and by Central Authorities ( other than 

the Administration of Union Territories) 
PART II - SECTION 3 - SUB -SECTION (ii)- - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry ofDefence) and 
by Central Authorities (other than the 
Administration of Union Territories ) . 


PART III - 38Crox 2 - Vorifications and Notices 

issued by the Patent Office , relating to 
Patents and D -signs . . . . 


385 


Pirr III - Secrion 3 - - Vɔ :ifications issued by or 

under th : authority of Chief Connis 
sioners : 


PART III - includes 
and protica 


Part III - SECTION 4 Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders , Advertise 
ments and Notices issued by Statutory 
Bodies . . . . . . 


11949 


Pars IV - Advertisements and Notices issued by 

Private Individuals and Private Bodies · 


61 


Parr V - Supplement showing Statistics of Births 

and Deaths etc . both in English and Hindi 


Folio Nos, not receive 


भाग 1 - - 


11 


भारत का राजपत्र , मई 15 , 1993 (वंशाख 25 , 1915 ) 


491 


- 


- 


- 


- 


भाग 1 - सण्ड 1 

[PART 1- SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence 

by the Supreme Court ] 


2 DeleIcell 


इस्पात मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल , 1993 

संकल्प 
सं . ई० - 11015 ( 4)/ 91-हिन्दी (. ) - इस्पात विभाग 
( अब इस्पात मंत्रालय ) की हिन्दी सलाहकार समिति को 
जिसका गठन इस मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर , 1990 के 
संकल्प संख्या ई० -- 11015 ( 18)/ 89-हिन्दी द्वारा किया 
गया था , भंग करने का निर्णय लिया गया है । 

___ आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी 
राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासनों , प्रधानमंत्री 
कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , 
लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , योजना आयोग , 
राष्ट्रपति सचिवालय , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक , 
महालखाकार , केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी 
मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाए । 


3. श्री मनफूल सिंह , 

सदस्य 
____ संसद सदस्य ( लोक सभा ) । 
4. श्रीमती सरला माहेश्वरी, 

सदस्य 
___ संसद सदस्य ( राज्य सभा ) । 
5. श्री रामजी लाल , 

संसद सदस्य ( राज्य सभा ) । 
6 . श्री शंकर दयाल सिंह 

संसद सदस्य ( राज्य सभा ) , संसदीय सदस्य 

राजभाषा समिति ) । 
7. श्री परस राम भारद्वाज , 

सदस्य 
संसद सदस्य ( लोक सभा ) सवस्य ( संसदीय 

राजभाषा समिति ) । 
8. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का प्रतिनिधि 
9. श्री द्वारकादास वेद, 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पो० हिन्दी नगर , 

वर्धा । 
10. श्री विश्वानाथ उपाध्याय , 

सदस्य 
इटखोला सिल्चर - 788001 , जिला - - 

कच्छार, असम । 
11. श्री रमाशंकर त्रिवेदी , 

रामनगर रोड नं0 - 9 अगरतला , त्रिपुरा 

पश्चिम । 
12. डा० गणेश प्रसाद ओझा, 

8 नन्दन पुरी, खाजपुरा , बेली रोड पटना - 14, - सदस्य 

बिहार । 
13. श्री रामकरण पाल , 

सदस्य 
रघुनाथ टोला, ब्रह्म स्थान डाकघर : अनिशाबाद , सदस्य 

पटना - 2 । 
14. पंडित प्रबोध कुमार मिश्रा , 

समाचार सम्पादक “मातृ भूमि " कटक , 

( उड़ीसा ) । 
15. श्री पी० गोपालकृष्ण कामत , 
___ 5/ 462, दयानन्दम , चेम्बुकावु, विचूर, 

केरल - 680020 । 


अशोक कुमार बसु, 
संयुक्त सचिव 


संकल्प 
सं० ई० 11015( 4 )/ 91-हिन्दी ( . ) - इस्पात और खान 
मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) ( अब इस्पात मंत्रालय ) के दिनांक 
21 सितम्बर, 1990 के संकल्प संख्या ई० - 11015 ( 18 )/ 
89-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने इस्पात 
मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का 
निश्चय किया है । पुनर्गठित समिति का गठन , कार्य आदि 
इस प्रकार होंगे : - - 
I. गठन : 
1. इस्पात मंत्री 

अध्यक्ष 
गैर - सरकारी सदस्य 
2. श्री भवानी लाल वर्मा 

सदस्य 
संसद सदस्य ( लोक सभा ) । 


498 


भारत का राजपत्र , मई 15 , 1993 ( वैशाख 25%; 1915) 


[ भाग 1 - खण्ड -1 


सदस्य 


33. संयुक्त सचिव ( राजभाषा के प्रभारी ), 

इस्पात मंत्रालय । 


सदस्य- सचिव 


सदस्य 
सदस्य 


16. डा० इस्माईल करीम कुरैशी, 
11 , बोरा स्ट्रीट , नल बाजार, बम्बई- 4000031 

सरकारी सदस्य 
17. सचिव ( इस्पात ) इस्पात मंत्रालय 
18. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार , 

इस्पात मंत्रालय । 
19. सचिव, राजभाषा विभाग 
20. राजभाषा विभाग का एक अन्य प्रतिनिधि 
21. विकास आयुक्त , 

लोहा और इस्पात का कार्यालय , कलकत्ता : 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


II कार्य : 

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा सम्बन्धी 
प्रावधानों राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों केन्द्रीय 
हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गह मंत्रालय ( राजभाषा 
विभाग ) द्वारा जारी किए गए निर्देशों , अन देशों के कार्यान्वयन और 
मंत्रालय के कामकाज में प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे 
में सलाह देना होगा । 
III कार्य अवधि : 

समिति का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होगा । 
समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी व्यक्ति को 
समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति 
के कार्यकाल की शष अवधि के लिए सदस्य होगा । विशेष 
परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम . या 
ज्यादा किया जा सकता है । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प. की . प्रति सभी 
राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री का 
कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , . 
लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग , 
राष्ट्रपति सचिवालय , भारत . के महालेखा परीक्षक , महा- . 
लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी . 
मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए । 


सदस्य 


22. अध्यक्ष , 

स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 

नई दिल्ली । 
23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 

नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन 

लिमिटेड हैदराबाद । 
24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 

मेटलजिकल एण्ड इंजीनियरग कन्सल्टेंसट 

( इंडिया ) लिमिटेड, रांची । 
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 
__ मैंगनीज ओर ( इंडिया ) लिमिटड , 

नागपुर । 
26. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , 

भारत रिफैक्ट्रीज लि , बोकारो स्टील सिटी , 

बोकारो ( बिहार ) । 
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड , 

बंगलौर । 
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 
( विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना ) 

विशाखापत्तनम । 
29. प्रबंध निदेशक , 

मैटल स्क्रैप देड कारपोरेशन लि . , 

कलकत्ता । 
30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

हिन्दुस्तान स्टीलवर्स कंस्ट्रक्शन लि , 
कलकत्ता । 


सदस्य 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाए । 


सदस्य 


अशोक कुमार बसु 

संयुक्त सचिव 


सदस्य 


उद्योग मंत्रालय 
( तकनीकी विकास महानिदेशालय ) 
नई दिल्ली , दिनांक 12 अप्रैल , 1993 

संकल्प 
. सं० एम०ई० आई०/ 11 ( 11 )/ एम1/ 93 - - भारत सरकार 
ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि 
के लिए रॉलिग बियरिंग उद्योग के लिए विकास नामिका 
के पुनर्गठन का निर्णय लिया है : -- 


सदस्य 


सदस्य 


31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , 

स्पंज आयरन इंडिया लि . हैदराबाद । 


अध्यक्ष 


सदस्य 


32. प्रभारी प्रबंधक , 
नीलाचल इस्पात निगम लि . , 
भुवनेश्वर । 


1. श्री डी० एस० मुल्ला 

एक स्वतंत्र विशेषज्ञ । 


भाग -- बण्ड 10 


भारत का राजपत्र , मई 15 , 1993 (वैशाख 25 , 1915 ) 


499 


19. निदेशक , 
___ केन्द्रीय मशीन टूल संस्थान, बंगलार । 
20. उप महानिदेशक , 

त०वि०म०नि० । 
21. औद्योगिक सलाहकार, 

एम० ई० आई० निदेशालय , 
त० वि० म०नि० । 


सदस्य सचिव 
22. विकास अधिकारी, 

एम० इ० आई० निदेशालय त०वि०म०नि० 


2. अध्यक्ष, बाल एण्ड रोलर , 

बियरिंग निर्माणकर्ता संघं । 
3. प्रतिनिधि , 
मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, 

(बियरिंग प्रभाग ) हैदराबाद । 
4. प्रतिनिधि , 
मेसर्स एस० के० एफ़० ( इंडिया ) लि० , 

बम्बई । 
5. प्रतिनिधि . 

मेसर्स नेशनल इंजीनियरिंग उद्योग लि०, 

जयपुर । 
6. प्रतिनिधि , 

एन्टीफिक्शन बियरिंग्स निगम लि . , 

बम्बई । 
7. प्रतिनिधि , 
मेसर्स फ़ेग प्रिसिशन बियरिंग्स लि . , 

बड़ौदा । 
8. प्रतिनिधि , 
मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कं . लि . , 

(बियरिंग्स प्रभाग ) खरगपुर । 
9 . प्रतिनिधि , 

इंडियन मशीन टूल्स निर्माणकर्ता संघ । 
10. प्रतिनिधि , 

इंडियन आटोमोबाईल निर्माणकर्ता, 

अखिल भारतीय संघ । 
11. प्रतिनिधि , 

इंडियन इलैक्ट्रिकल निर्माणकर्ता संघ 


2. नामिका के निबंध की शर्ते निम्न होंगी : --- 
( 1 ) दो माह के अन्दर रॉलिंग वियरिंगः उद्योग/ पूर्व 

नामिका के ड्राफ्ट की रिपोर्ट को अन्तिम रूप 

देना । 
( 2 ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के परिपेक्ष्य में भारतीय रॉलिंग 

बियरिंग उद्योग की गुणवत्ता के स्तरों की समीक्षा 
करना तथा गुणवत्ता के स्तरों का बढ़ाने के लिए 

उपाय सुझाना । 
( 3 ) भारतीय रॉलिंग बियरिंग उद्योग के आधुनिकी 

करण के लिए उपाय सुझाना । 
( 4 ) भारतीय रॉलिंग बियरिंग उद्योग द्वारा आई० एस० . 

ओ0 - 9000 स्तरों के कार्यान्वयन के संदर्भ में .. 

इसके वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना । 
( 5) महत्वपूर्ण निवेश वस्तुओं, जैसे 
1. सीमलेस एलॉय स्टील टयूब्स फोजिग्स तथा 

अन्य कच्चे पदार्थ निवेश । 
2. कटिंग फ्लूड्स ग्रीसेज तथा रस्ट. प्रतिरोधक 
3. रबर सील्स । 
4. ग्रीडींग हील्स । 


12. प्रतिनिधि , 

अखिल भारतीय इलैक्ट्रिकल मोटर 
निर्माणकर्ता संघ । 


13. प्रतिनिधि, 

रेलवे बोर्ड । 


__ में गुणवत्ता सुधार के लिए कार्योन्मुख कदमों की सलाह 
देना । 


- 


आदेश 


14. प्रतिनिधि , 

भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आई० एस० ) । 
15. प्रतिनिधि , 

औद्योगिक विकास विभाग । 
16. प्रतिनिधि , 

योजना आयोग । 
17. प्रतिनिधि , 

लघु उद्योग विभाग । 
18. प्रतिनिधि , 

वाणिज्य मंत्रालय । 


आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी 
सम्बन्धित व्यक्तियो को भेज दी जाए । यह भी आदेश दिया 
जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । . 


मदन मोहन , 
निदेशक ( प्रशासन ) तथा सी० बी० ओ० 


300 


भारत का राजपत्र , मई 15 , 1993 (वंशाख 25 , 1915) 


भाग I - मण्ड 1 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल , 1993 


( ख ) समिति और इसके सदस्य प्रशिक्षण की 
गुणवत्ता और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 
किसी भी प्रशिक्षण अथवा कोचिंग शिविर का दौरा 
कर सकेंगी । 


संकल्प 


( ग ) समिति अपने कार्यों को करने के लिए 
किसी को भी अपनी सहायता के लिए आमंत्रित कर 
सकेगी । 


सं० 12- 19/ 92 - आई० आर० डी० - - 
राष्ट्रपति , आगामी एशियाई खेल , 1994 तथा ओलम्पिक , 
1996 तक व सहित अन्य सभी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय 
टूर्नामेंटों की तैयारी की देख - रेख के लिए एक समिति 
गठित करते हैं । 


(घ ) समिति कोरम, वोटिंग प्रणाली, अध्यक्ष 
की अनुपस्थिति में प्रक्रिया , उप समिति के गठन 
आदि के बारे में अपनी पति और प्रक्रिया बना 
सकेगी । 


समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : -- 
1. श्री मुकुल वासनिक 


बैठकों की अवधि : 


अध्यक्ष 


सदस्य ( पदेन ) 


सदस्य 


हमारे दल की तैयारी में प्रगति की देख- रेख 
करने और विशेष सिफारिशें करने के लिए समिति 
की दो माह में एक बार बैठक होगी । अध्यक्ष के 
विवेकानुसार मुख्य समिति या इसकी उप 
समितियों की बैठकें अधिक बार भी हो सकेंगी । 
समिति की सेवा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 
की जाएगी । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2. श्री बी० एन० भागवत 
3. जे० ज० एम० के० लाहिरि 

( सेवानिवृत ) 
4. श्री बी० एस० बेदी 
5 . श्री मिल्खा सिंह 
6. श्री बी० वी० पी० राव 
7. श्री दिनेश खन्ना 
8. डा . वेसी पि०एस० 
9. श्री एम० एस० सोमेध्या 
10. सुश्री इन्दू पूरी 
11. श्री बलबीर सिंह भाटिया 
12. श्री शान्ताराम जाधव 
13. श्री सुब्रोतो दसा 
14. श्री सी० एस० प्रदीपक 
15. श्री सतपाल 


नियुक्ति की शर्ते : 

( क ) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 
गैर- सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक 
भत्ता समय - समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों 
और एस० आर० 190 के प्रावधानों के अनुसार 
नियंत्रित किया जाएगा । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( ख ) दौरे के समय सदस्य भारतीय खेल प्राधिकरण 
द्वारा नियंत्रित सुविधाओं और गैस्ट हाऊसों में 
निःशुल्क आवास के हकदार होंगे । 


सदस्य 


सदस्य 


( ग ) समिति तत्काल से कार्य करना आरम्भ 
कर देगी । 


सदस्य 


2. इसके अतिरिक्त तीन सदस्य आई० ओ० ए० द्वारा 
नामांकित किए जायेंगे । 


आदेश 
आदेश है कि अधिसूचना की एक प्रति सभी 
राज्य सरकारों /संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को 
प्रेषित की जाए तथा जन - साधारण की सुविधा के 
लिए इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रका 
शित किया जाए । 


3. समिति के कार्य, शक्ति तथा दायित्व : 

( क ) समिति प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने 
वाले हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दल की तैयारी से सम्बन्धित 
सभी मामलों पर सिफारिशें करने के लिए शक्ति 
प्रत्त होगी । 


आशा स्वरूप 
संयुक्त सचिव 


PART I- Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 15 , 1993 (VAISAKHA 25 , 1915 ) 


501 


MINISTRY OF STEEL 
New Delhi, the 13th April 1993 

RESOLUTION 
No . E -11015 (4 ) /91-Hindi. - - It has been decided to dis 
solve the Hindi Salahkar Samiti for the Department of 
Stoel (now Ministry of Steel) which was constituted vide 
this Ministry Resolution No. E - 11015 ( 18 ) / 89 - Hindi dated 
the 21st Sept., 1990 . 

ORDER 
Ordered that a copy of this Resolution be communica 
ted to all State Governments and Union Territory Admi 
nistrations, Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat , 
Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, 
Planning Commission , President s Secretariat, Comptroller 
and Auditor General of India , Accountant General Cen 
tral Revenues and all Ministries and Departments of the 
Government of India . 


hoang 


Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

A . K . BASU , Jt . Secy. 


RESOLUTION 
No . E . 11015 ( 4 ) /91- Hindi . In supersession of Ministry 
of Steel and Mines (Department of Steel) (now Ministry 
of Steel ) Resolution No. É 11015 ( 18 ) /89 -Hindi dated the 
21st Sept., 1990 the Government of India have decided to 
reconstitute the Hindi Salahkas Samiti of the Ministry of 
Steel. The composition , functions etc. of the reconstituted 
committee will be as given here under : 
1. Composition 

Chairman 
1 . Minister of Steel 
Non-Official Members 

Members 
2 . Shri Bhawani Lal Verma Member of Parliament 

( Lok Sabha ) 
3. Shri Manphool Singh , M . P . (Lok Sabha ) 
4 . Smt. Sarla Maheshwari, M . P . (Rajya Sabha ) 
5. Shri Ramji Lal, M . P . (Rajya Sabha ) 
6 . Shri Shankar Dayal Singh , M . P . ( Rajya Sabha ) 
7 . Shri Parasram Bhardwaj, M . P . (Rajya Sabha ) 
8 . Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi 

Parishad . 
9 . Shri Dwarka Dass Ved . Pradhan Mantri , Rashtra 

Phasha Prachar Samiti , P . O . Hindi Nagar. War 

dha 
10 . Shri Bishwa Nath Upadhyaya. Ttkhola . Silcher 

788001, Distt. Cachar, Assam . 
11 . Shri Ramashankar Trivedi, Ramnagar Road No. 9, 

Agartala , Tripura West. 
12. Dr. Ganesh Prasad Oiha 8 Nandan Puri, Khajpura 

Bailey Road, Patna - 14 . Bihar . 
13 . Shri Ram Karan Pal. Raghunath Tola , Brahm 

Asthan , P . O . Anishabad. Distt. Patna-2 . 
14 . Pandit Prabodh Kumar Mishra . Samachar Sam 

padak Matribhumi, Cuttack (Orissa ) 
15 . Shri P . Gopalkrishan Kamath . V / 462 . Dayanandam , 

Chembukatvu . Trichur -680020 Kerela ). 
16. Dr. Ismail Karim Oureshi, 11, Bora Street. Null 
Bazar, Bombay - 400003 . 

Official Members 
17 . Secretary ( Steel) , Ministry of Stoel . 
18 . Additional Secretary & F . A .. Ministry of Steel. 
19 . Secretary, Department of Official Language . 
20 . Another representative of Department of Official 

Language . 


21. Development Commissioner for Iron and Stool, 

Calcutta . 
22. Chairman, Steel Authority of India Ltd ., Now 

Delhi. 
23 . Chairman -cum -Managing Director, National Min 

ral Dovelopment Corpn . Ltd ., Hyderabad . 
24 . Chairman -Cum -Managing Director , Metallurgi. 

cal & Engg. Consultants ( India ) Ltd . Ranchi. 
25. Chairman -cum Managing Director, Manganeso Ore 

India Ltd ., Nagpur . 
26 . Chairman -cum -Managing Director, Bharat Refrac 

tories Ltd ., Bokaro Steel City ( Bihar ) 
27. Chairman -cum Managing Director, Kudremukh Iron 

Ore Co . Ltd ., Bangalore. 
8 . Chairman -cum -Managing Director , 

Ispat Nigam Ltd ., Visakhapatnam Steel Project ) . 

Visakhapatnam . 
29. Managing Director, Metal Scrap Trade Corpo 

Ltd ., Calcutta. 
30 . Chairman -cum -Managing Director, Hindustan Steel , 

Works Construction Ltd ., Calcutta . 
81. Chairman -cum -Managing Director, Sponge Iron India , 

Ltd ., Hyderabad . 
32. Manager Incharge, Neelachal Ispat Nigam Ltd ., 
Bhubaneshwar . 

Member Secretary 
33 . Joint Secretary (Incharge of Official Languago ) 

Ministry of Steel. 
II. Functions 

The functions of the Samiti will be to render advice in 
regard to the implementation of the provisions relating to 
Official Language contained in the Constitution , Oficial 
Languages Act and Rules , and policy - decisions of the Kon . 
driva Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry 
of Home Affairs (Department of Official Languago) rela 
ting to official language , and also in regard to the progres 
sive use of Hindi in the Ministry . 
M . Tenure 

Normally , the tenure of the Committee will be 3 years . 
If a person is nominated as member in the middle of the 
term he will hold office for the residual term of the Co 
mmittee . In special circumstances . the tenure of the Co 
mmittee. may be curtailed or enchanced by the Ministry . 

ORDER 
Ordered that a copy of this Resolution he communi 
cated to all State Governments and Union Territory Ad . 
ministrations, Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat . 
Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat , 
Raiva Sabha Secretariat. Planning Commission . President s 
Secretariat. Comptroller and Auditor General of India , 
Accountant General Central Revenues and All Ministries 
and Departments of the Government of India . 

Ordered also that the Resolution he published in the 
Gazette of India for general information . 

A . K . BASU , Jt. Secy . 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL 

DEVELOPMENT) 


New Delhi, the 12th April, 1993 
No. MEN11 ( 11 ) | M - J193. - Government of India havo 
decided to reconstitute the Development Panel for Rolling 
Roaring Industry with the following composition for period 
of two years from the date of issue of this Resolution : 

Chairman 
1. Sh . n S Mula. 

An Independent Expert 
2 . President Roll & Roller 

Bearing Manufacturers Association . 


502 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 15 , 1993 (VAISAKHA 25 , 1915 ) 


[PART 1- SEC. I 


3 . Representative of M /s. Hindustan : 

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
Machine Tools Ltd . (Bearings Division ) , 
Hyderabad . 

(DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) 
4 . Representative of M /s. SKF ( India ) 

New Delhi, the 7th April, 1993 
Limited , Bombay . 

RESOLUTION 
5 . Representative of M / s. National 

F . No. 12 - 19 / 92- IRD . - The President is pleased to consti 
Engineering Industries Ltd , Jaipur. 

tute a Committee to monitor the preparations of the Indian 

contingent for the forthcoming Asian Games, 1994 , and for 
6 . Representative of M / s. Antifriction 

all other major International tournaments upto and including 
Bearings Corpn . Ltd ., Bombay . 

the Olympic Games of 1996 . 
7 . Representative of M / s. Fag Precision 

The Committee shall consist of the following members : 
Bearings Ltd ., Baroda . 

Chairman 
8 . Representative of M / s. Tata Iron & Steel Co . Ltd ., 

1. Shri Mukul Vasnik 
(Bearings Division ) , 

Member ( Ex-Officio ) 
Kharagpur. 

2 . Shri B . N . . Bhagwat 
9 . Representative of Indian Machine 

Member 
Tools Manufacturers Association . 

3. Lt. Gen . M . K . Lahiri (Retd ) 
10 . Representative of All India Association 

4 . Shri B . S . Bedi 
of Indian Automobile Manufacturers. 

5 . Shri Milkha Singh 
11. Representative of Indian Electrical 

6 . Shri B . V . P . Rao 
Manufacturers Association . 

7 . Shri Dinesh Khanna 
12 . Representative of All Indian Flectrical 

8 . Dr. Vece Peas 
Motor Manufacturers Association . 

9. Shri M . M . Somayya 
13 . Representative of Railway Board 

10 . Ms. Indu Puri 

11. Shri Balbir Singh Bhatia 
14 . Representative of Bureau of Indian 

12 . Shri Shantaram Jadhav 
Standards (BIS ) 

13. Shri Subrotto Datta 
15 . Representative of Deptt . of 

14 . Shri C . S . Pradeepak 
Industrial Development. 

15 . Shri Satpal 
16 . Representative of Planning Commission 

2 . In addition , three members will be nominated by the 

IOA. 
17. Representative of Deptt. of Small Scale Industries 

3 . FUNCTIONS , POWERS AND RESPONSIBILITIES 
18 . Representative of Ministry of Commerce . 

OF THE COMMITTEE 
19. Director, Central Machine Tool Institute, Bangalore . 

( a ) The committee will be empowered to make recom 

mendations on all matters pertaining to the prepa 
20. Deputy Director General, DGTD . 

ration of our International contingents participa 

ting in major International tournaments . 
21. Industrial Advisor, MEI Dte ., DGTD 
22. Development Officer, MEI Dte ., DGTD _ Member 

( b ) The Committee and its members may visit any trai 

ning or coaching camp to evaluate the quality and 
Secretary . 

progress of training . 
2 . Terms of reference of the Panel would he as under : 

(c ) The committee may invite any one they wish to 
(i ) To finalise the draft report of the previous Panel 

assist them in discharging their functions . 
of rolling bearing industry within two months. 

(d ) The Committee may establish its own procedures 

and practices with regard to quorum , voting system , 
( ii ) Review of existing quality levels in the Indian ro 

procedure in the absence of Chairman , establishment 
Iling bearing industry vs. international levels of 

of Sub -Committees etc . 
quality and suggest measures to be taken for up 
grading the quality levels . 

FREQUENCY OF MEETINGS : 
( iii) To suggest steps to be taken for modernization of The Committee should normally meet once in two months 
Indian rolling bearing industry , 

to monitor the progress in preparation of our Contingents , 

and to make specific recommendations . More frequent mce 
(iv ) To review the present status regarding implemen 

tings of the main Committee , or of its Sub - Committees, may 
tation of ISO - 9000 standards by the Indian rolling 

also be held at the discretion of the Chairman . The commi 
bearing industry and make suggestions for steps to 

ttee will be serviced by the SAI. 
be taken for obtaining ISO certification by va 

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT : 
rious units . 

( a ) TA & DA to non - official members for attending the 
( v ) To suggest action oriented steps for improving the 

meetings of the Committee shall be regulated in 
quality in critical input materials such as 

accordance with the provisions of SR 190 and or 
( 1 ) seamless alloy steel tubes, forgings and other 

ders of the Government of India thereunder as 
raw material inputs . 

issued from time to time. 

(b ) Members will be entitled for free accommodation 
(2 ) cutting fluids , greases and rust preventives 

in guest houses and facilities controlled by the SAI 
(3 ) rubber seals 

while on tour. 
(4 ) grinding wheels 

(c ) The Committee shall commence functioning with 

immediate effect . 
ORDER 

ORDER 
Ordered that a copy of the Resolution be communicated Ordered that a copy of the Notification be communicated 
to all concerned . Ordered also that the Resolution be pub 

to all State Governments , Union Territories and that the 
lished in the Gazette of India for general information . 

Notification may be published in the Gazette of India for 
MADAN MOHAN , general information . 
Director (Admn.) & ( VO . 

ASHA SWARUP, Jt. Secy. 
92T 
sara , TT GUCTU , Grete ART Go to TATT FARBETE , farsit amet antarct , 1993 
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993 


